20 


PART - I) 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 17 , 1973 (ASAR 26 , 1895 SAKA ) 


1217 


REVENUE DEPARTMENT 


The 10th July, 1973 
No. 6516.5Lab - 73 / 25206. - Tn Haryana 
Government Notification No. 4349-5Lab- 73 /18693, 
dated the 16th May, 1973, the words " dated 13th 

March, 1973 may be read as " datia 13th March , 
1972. " 


The 9th /10th July, 1973 
No. 3068 E ( III) -73/ 20665.- The powers of 
Assistant Collector 1st Grade conferred on the 
Assistant District Industries Officer Jind , -vide 
( Haryana Government Notification No. 4253- E 
(III)-72/42185, dated 21st November, 1972 , are 
hereby withdrawn . 


S. N. BHANOT, Secy. 


D. D. SHARMA, Secy . 


राजस्व विभाग 

यद्ध जागीर 


चण्डीगढ़, दिनांक 5 जूलाई, 1973 


क्रमांक 1190 –ज ( II ) -73/20220.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें अाज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल श्री राम सिंह, पुत्र सन्त सिंह गांव गालाडवा, तहसील कैथल , जिला कुरुक्षेत्र को खरीफ, 1965 से रबी 1970 तक 100 रुपये 
वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 831 -ज ( II) -72/20227.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल श्री लालजी , पुत्र बलदेव , गांव कुहारड़, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी 1969 से रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक 
तथा खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 5/6 जूलाई , 1973 


क्रमांक. 1455-ज ( II ) -73/2036 2. --पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( I ) तथा 3 ( I ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयो 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी फसल तथा राशि 
सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम गांव व पता 


तहसील 


शि 


फसल / वर्ष जब से जागीरदी 

गई 


रुपये 


1 जींद 


श्री चन्दगी राम , पुत्त माडा बड़ोदा 


नरवाना 


रखी , 1966 से रबी ,1970 

तक 
खरीफ , 1970 से 


100 
150 


2 जींद 


श्री बनवारी , पुत्र महासिंह शादीपुर 


जींद 


रबी , 1966 से रबी , 1970 

तक 
खरीफ, 1970 से 


100 
150 


कमांक . 1214-ज (II )-73/20368.-- पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर अधिनियम पुरस्कार, 1948 (जैसा कि उस में अाज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) (I ) तथा 3(I ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रती राम, पुत्र श्री मोल राम, गांव नाहरा , तहसील व जिला सोनीपत को रबी , 1966 से रदी , 1970 
तक 100 रुपय वर्षिक तथा खरीफ 1970 से 150 रुपये कीमत वाली युद्ध जागीर , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


